निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


21 फाल्गुन 1940 ( श० ) 
( सं0 पटना 393 ) पटना , मंगलवार , 12 मार्च 2019 


बिहार विधान सभा सचिवालय 


अधिसूचना 

9 जुलाई 2018 
सं० 1स्था० - 126 /18 -4574/ वि०स० — बिहार विधान सभा सचिवालय के श्री पंकज कुमार सिंह , प्रशाखा 
पदाधिकारी सम्प्रति सहायक निदेशक ( पुस्तकालय एवं शोध संदर्भ) , जो दिनांक 01. 07 . 2017 से वेतर स्तर -9 के सेल -10 में 
उल्लिखित वेतन 69200/ - रू० वेतन पाते थे, को बिहार सेवा संहिता के नियम - 85 के तहत दिनांक 01. 07. 2018 से वेतन 
स्तर - 9 के सेल - 11 में उल्लिखित वर्णित वेतन ( वेतन वृद्धि सहित ) 71300/ - रू० दिया जाता है । 


आदेश से , 
दीनानाथ प्रसाद , 

अवर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 393-571 + 10- डी0टी0पी0 । 

Website: http:// egazette. bih. nic .in 


